रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD . NO . D.L.-33004/ 99 . 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 


The Gazette of India 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) . 
PART II---Section 3 - Sub-section (i) 

__ प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 685 ] 
No. 685 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 2 , 2009 / अग्रहायण 11 , 1931 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2009 /AGRAHAYANA 11 , 1931 


. . 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर , 2009 

सं. 127 / 2009- सीमा - शुल्क 
. . . सा. का . नि . 853( अ). - जहां कि , विट्रिफाइड टाइल्स से भिन्न सिरामिक ग्लेज्ड टाइल्स के आयात के मामले में , जहां इसकी 
कम से कम एक भुजा ( लम्बाई अथवा चौड़ाई ) 17 इंच/431. 80 मिली मीटर्स/ 43.18 सेन्टीमीटर्स/1. 4167. फुट से अधिक है 
( एतद्पश्चात् विषयगत माल के रूप में उल्लिखित ) , जो कि सीमा - शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की प्रथम 
अनुसूची टैरिफ मद 6908 90 90 के अंतर्गत आता है , जो चीन जनवादी गणराज्य ( एतद्पश्चात् विषयगत देश के रूप में उल्लिखित ) 
में उत्पादित अथवा वहां से नियंतित हैं , पदनामित प्राधिकारी ने अपने प्राथमिक निष्कर्षमें , भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग I, खंड 
1 में दिनांक 27 अप्रैल , 2009 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/16/ 2008 - डी जी ए डी , दिनांक 22 अप्रैल , 2009 , के जरिए । 
निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे कि : 
- ( क ) विषयगत माल को विषयगत देश से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर आयात किया गया था ; 
.. .. ( ख ) घरेलू उद्योग को खास क्षति पहुंची है ; 
. . . ( ग ) विषयगत देश से पाटित आयात के कारण क्षति पहुंची है ; 

और, विषयगत देश में उत्पादित या वहां सेनिर्यातित विषयगत माल के सभी आयात पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाने 
की सिफारिश की थी । 

और , जहां कि पदनामित प्राधिकारी के उक्त प्राथमिक निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार , वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 62/2009 - सीमा शुल्क , दिनांक 15 जून, 2009 , जिसे भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II , 
खंड 3 , उप - खंड (i ) में सा . का .नि . 418( अ ) , दिनांक 15 जून, 2009 के तहत प्रकाशित किया गया था , के द्वारा प्रतिपाटन शुल्क 
लगाया है; . . 

और , जहां कि पदनामित प्राधिकारी भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II , खंड 1 , में दिनांक 12 अक्तूबर , 2009 को 
प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/16/ 2008 - डी जी ए डी दिनांक 9 अक्तूबर , 2009 के द्वारा, अपने अंतिम निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित 
तथ्य पर पहुंचे हैं कि : 
4384 GI/ 2009 


. 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

{ PART II — SEC . 3(i)| 
( क ) विषयगत माल को विषयगत देश से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर आयात किया गया 


( ख ) घरेलू उद्योग को खास क्षति पहुंची है ; 
( ग ) विषयगत देश से पाटित आयात के कारण क्षति पहुंची है ; 


और विषयगत देश से आयात किये जाने वाले सभी विषयगत माल पर निश्चित 
प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है ताकि कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर 
किया जा सके: 


अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, मूल्यांकन 
एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ), नियमावली , 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त 
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा ( 1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्र सरकार पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त प्राथमिक निष्कर्षों के आधार पर 
एतद्वारा भारत में ऐसे माल के आयात पर , जो उक्त कस्टम्स टैरिफ एक्ट की प्रथम अनुसूची के 
टैरिफ मद के अंतर्गत यथा निम्न सारणी के कालम ( 2) में विनिर्दिष्ट है, आते हैं , जिनका 
विवरण उक्त सारणी के कालम ( 3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में दिया गया है, कालम (4) में 
तत्संबंधी प्रविष्टि में जो विनिर्दिट है, जो कालम (5) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में 
उद्भूत हुआ है; जो कालम ( 6) में तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट देश से निर्यात किया गया 
है , जो कालम ( 7) में तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित है; और जो 
कालम ( 8) में तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यात किया गया है , उस दर 
से प्रतिपाटन शुल्क लगाता जो कालम ( 9) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर है 
और उस मुद्रा में है जो उक्त सारणी के कालम (11) में तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट है . 
और कालम ( 10) में तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट माप की प्रति इकाई के अनुसार है । 

सारणी . . 
क्र . सं . टैरिफ वर्णन विनिर्दिष्टि उद्भव | निर्यात उत्पादक निर्यातक राशि ।| मापन मुद्रा 
मद देशदेश 

इकाई 
| (1 ) (2) (3) (4 ) (5) (6) ( 7) (8 ) (9) | ( 10 ) (11) | 
|1 6908 वीट्री सिरामिक चीन चीन फोशन फोशन | शून्य एस 
फाइड ग्लेज्ड जनवादी जनवादी 

लुंगो 
टायल्स | टायल्स | गणतंत्र गणतंत्र 

बिल्डिंग 

सिरामिक्स 
से पृथक | जिसकी 

मैटीरियल | कम्पनी 
सिरामिक कम से 

कम्पनी लि . 
ग्लेज्ड | कम एक 

लि .(इसके 
टायल्स ( भुजा 

पूर्व जिसे 

| फोशन 
लम्बा. या 

फोशन न्यू | सन्देवो 


की 


MAH 


90gn 


बैलीफेन 


EE 


- - - - - - - - - - 


[ भाग 


- खण्ड 3 (6) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. . 


. 


. 


APream 


E 


. . . ... 


- - + - 


+ + + Aa 
ANIL 


m r 


झान 


चौड़ा .) 17 
इंच । 
431. 80 
मि . मी ./ 
43. 18 
से. मी 
1. 4167 
फीट से 
अधिक 


सिरामिक्स 
यूयांन कम्पनी 
सिरामिक्स लि . 
कम्पनी 

न्यू झांग 
नाम से यूआन । 
जाना सिरामिक्स 
जाता था ) 

एण्ड . 
एक्सपोर्ट 
कम्पनी 


इम्पोर्ट 


लि . 


गुआंगडोग 


फोशन 
येन्यू 
बिल्डिंग 
सिरामिक 
कम्पनी 


लि . 


. . . ....... - 


... तदैव 


तदैव 


तदैव 


फोशन 
येन्यू 
बिल्डिंग 
सिरामिक्स 
कम्पनी 

लि . 
चीन चीन . सिचुआन सिचुआन शून्य 
जनवादी जनवादी न्यू झांग न्यू झांग 
गणतंत्र | गणतंत्र | यूआन | यूआन 

सिरामिक्स | सिरामिक्स 
कम्पनी कम्पनी 

लि . लि . 
चीन चीन गुआंगडोग गुआंगडोग | शून्य 
जनवादी जनवादी | विन्टो विन्टो 
गणतंत्र | गणतंत्र 

सिरामिक सिरामिक 
कम्पनी कम्पनी 


3 


| तदैव 


तदैव 


तदैव 


| लि . 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPART II - SEC. 3(i)] 


. 


! 


तदैव 


तदैव 


तदैव 


फोशन 


शून्य 


एस . 


रू . 


चीन चीन फोशन 
जनवादी जनवादी संनसूई न्यूपर्ल ट्रेई. 
गणतंत्र गणतंत्र न्यू पार्ल कम्पनी 

बिल्डिंग लि . 
सिरामिक्स 
इंडस्ट्रीयल 
कं . लि . 
या फोशन 
संनसूई 
समिट 
सिरामिक्स 


क . लि . 


5 


तदैव 


तदैव 


तदैव 


137/ 


चीन चीन ऊपर क्रम सं . 1 से 4 
जनवार्दी| जनवादी में दिये गये समुच्चय से 
गणतंत्र गणतंत्र भिन्न कोई 
चीन | चीन कोई कोई 
जनवादी | जनवादी 
गणतंत्र गणतंत्र 


6 


तदैव 


तदैव 


तदैव 


137/ 


h 


7 


तदैव 


तदैव 


तदैव 


भिन्न 

कोई 
| चीन | कोई 
जनवादी जनवादी 
गणतंत्र गणतंत्र 


चीन 


कोई 


1371 


रू . 


भिन्न 


कोई 


2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क को अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के 
लगाये जाने की तिथि अर्थात् 15 जून , 2009 से वसूला जाएगा । 


[ फा. सं. 354/117/2009- टी आर यू ] 

प्रशांत कुमार, अवर सचिव 


. - 


. 


- . 


.. .. 


- .. - . 


[ 4011I - Gus 3 (1) ] 

. भारत का राजपत्र : असाधारंण 

MINISTRY OF FINANCE 
(Department ofRevenue ) 

NOTIFICATION 
. . . New Delhi, the 2nd December, 2009 . 

No. 127 /2009 - Customs 
GS.R . 853(E ). Whereas, in the matter of import of ceramic glazed tiles other than vitrified 
tiles where at least one of the sides (length or width ) exceeds 17 inches or 431.80 millimeters (mm ) 
or 43.18 centimeters ( cm ) or 1.4167 feet (hereinafter referred to as the subject goods), falling 
under tariff item 6908 90 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), 
originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country ), the 
designated authority , in its preliminary findings vide notification No. 14 / 16 / 2008 - DGAD , dated the 
22nd April, 2009, published in the Gazette of India , Extraordinary, Part I, Section 1 , dated the 27th 
April, 2009 had cometo the conclusion that - 
(a ) the subject goods had been exported to India from the subject country below its normal 

value; 
(b ) the domestic industry had suffered material injury ; 
(c ) the injury had been caused by the dumped imports from subject country , 
and had recommended imposition of provisional anti -dumping duty on all imports of subject goods 
originating in , or exported from , the subject country ; 


And whereas on the basis of the aforesaid preliminary findings of the designated authority , 
the Central Government has imposed an anti-dumping duty vide notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 62 / 2009-Customs, dated the 15th 
June , 2009, published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub - section (i) vide 
number G .S.R. 418 (E ), dated the 15th June , 2009; 


And whereas the designated authority vide its final findings vide notification No . 
14 / 16 / 2008 - DGAD , dated the 9th October, 2009, published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part 1, Section 1, dated the 12th October , 2009, has come to the conclusion that - 
(a ) the subject goods have been exported to India from the subject country below its normal 

value; 
(b ) the domestic industry has suffered material injury; 
(c) the injury has been caused by the dumped imports from subject country , 

and has recommended imposition of definitive anti - dumping duty on all imports of subject 
goods from the subject country in order to remove the injury to the domestic industry; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 9A of the 
said Customs Tariff Act , read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff ( Identification , Assessment 
and Collection of Anti- dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 
1995 , the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated 
authority , hereby imposes on the imports into India of goods falling under tariff item of the First 
Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in column (2 ) of the Table below , the 
description of which is specified in corresponding entry in column (3 ), the specification of which is 
specified in corresponding entry in column (4 ), originating in the country specified in corresponding 
entry in column (5 ), exported from the country specified in the corresponding entry in column (6 ), 
produced by the producers specified in the corresponding entry in column (7 ) and exported by the 
.. . 4384G7O9 -2 


S.No 


| (1) 

1 


PR 


PR 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[Part II _ Sec . 301 
exporters specified in the corresponding entry in column (8 ), an anti- dumping duty at the rate equal 
to the amount specified in the corresponding entry in column (9 ) and as per the unit of 
measurement specified in the corresponding entry in column (10) and payable in the currency 
specified in the corresponding entry in column (11 ) and of the said Table . 

TABLE : 
Tariff | Descripti | Specification Country Country | Producer Į Exporter Duty Unit of Currency 
Item on of 

of origin of 

Amount Measur 
Goods Export 

ement 
(2) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) 

(8 ) (9) ( 10 ) | (11) 
6908 Ceramic Ceramic China China Foshan Foshan Lungo Nil 

Rupees 
9090 Glazed Glazed tiles 

Bailifeng 

Ceramics Co . 
tiles where at 

Building Ltd . 
other least one of 

Materials Foshan 
than the sides 

Co. Ltd . Sandebo 
vitrified (length or 

( formerly Ceramics Co . 
tiles width ) 

known as Ltd . 
exceeds 17 

Foshan New Zhong 
inches or 

New 

Yuan 
431.80 

Zhong Ceramics 
Millimeters 

Import 
(MM ) or 

Ceramics Export Co . 
43. 18 

Co . Ltd.) Ltd . 
Centimeters 

Guangdong 
(CM ) or 

Foshan 
1.4167 feet. 

Xinnanyue 
Building 
Ceramics 
Co., Ltd . 
Foshan 
Xinyue 
Ceramics Co ., 


Yuan 


Ltd . 


- do 


- do 


-do - . 


SOM 


Rupees 


China 
PR 


China 
PR 


Sichuan 
New 
Zhong 
Yuan . 
Ceramics 
Co . Ltd . 


Sichuan New | Nil 
Zhong Yuan 
Ceramics Co . 
Ltd . 


3 


- do - 


- do 


- do 


Nil 


SOM 


Rupees 


China 
PR 


China 
PR 


Guangdong 
Winto 
Ceramic Co . 


Ltd . 


4 


- do - 


- o - 


- do 


China 


China 


Nil 


SQM 


Rupees 


PR 


PR 


Guangdon 
g Winto 
Ceramic 
Co . Ltd . 
Foshan 
Sanshui 
Newpearl 
Building 
Ceramics 
Industrial 
Co., Ltd . 


Foshan 
Newpear ] 
Trade Co . Ltd . 


WA 


or 


Foshan 


[ भाग - खण्ड 30 ] 


भारत का सजपत्र : असाधारण 


Sanshui 
Summit 
Ceramics 
Co. Ltd. 
Any other than combination | 137/ - | SQM 
at S , No. 1 to 4 above . 

Any 


- do 


- do 


China 


Rupees 


| China 
I . PR 


PR 


6 


| - do 


- do 


- do 


China 


Any 


Rupees 


Any 
other 


PR 


than 


China 
PR 


- do 


| 


- do 


- do 


Any 


China 
PR 


L . Any . 


Any 


| 137 / 


| SQM 


| Rupees 


other 


than 
China 

PR 
2 . The anti- dumping duty imposed under this notification shall be levied with effect from the 
date ofimposition of the provisional anti-dumping duty i.e. the 15th June, 2009. 

[ F. No. 354/1172009- TRU] 
PRASHANT KUMAR, Under Secy. 


अधिसूचना 

. नई दिल्ली, 2 दिसम्बर , 2009 
. . .. 

सं. 128 / 2009 - सीमा - शुल्क . . . . 
सा. का. नि . 854( अ). - सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51 ) सहपठित 
सीमा शुल्क टैरिफ ( क्षति निर्धारण हेतु पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, मूल्यांकन 
एवं संग्रहण ) नियमावली 1975 के नियम 13, 18 व 20 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में . . 
केन्द्रीय सरकार , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या . 
62/ 2009- सीमा शुल्क , दिनांक 15 जून, 2009 जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग-II, खंड- 3 , 
उपखंड (i) में सा . का .नि .418 ( अ) के द्वारा दिनांक 15 जून, 2009 को प्रकाशित हुई थी को 
निरसित करती है उन वस्तुओं के सिवाय जो समाप्त की गई या ऐसे निरसन के पूर्व समाप्त कर 
हटाई गई थी । 

. . . [ फा. सं. 354/ 117/ 2009 -टी आर यू ] 

. प्रशांत कुमार , अवर सचिव । 
NOTIFICATION 
... New Delhi,the 2nd December , 2009 . . . . . . 

No . 128/ 2009 - Customs . . .. . 
G .S.R . 854(E ).- In exercise of the powers conferred by sub -sections (1 ) and (2 ) of section 9A 
of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), read with rules 13, 18 and 20 of the Customs Tariff 
(Identification , Assessment and Collection of Anti -dumping Duty on Dumped Articles and for 
Determination of Injury ) Rules, 1995 , the Central Government hereby rescinds the notification of 
the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 62 / 2009 
Customs, dated the 15th June, 2009, published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 
3, Sub -section (i), vide number G.S. R. 418 ( E), dated the 15th June, 2009, except as respect things 
done or omitted to be done before such rescission . 

F . No . 354/117/ 2009-TRU] 
PRASHANT KUMAR , Under Secy. 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i)1 


4 


•m . . 


.-.-..-.... .. . ...... 


. -- 


... . 


.. . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 दिसम्बर, 2009 

सं. 129 / 2009 - सीमा - शुल्क 
सा . का . नि . 855( अ). - अभिहित प्राधिकारी ने, जापान में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर 
जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 550130 तथा 550330 के 
अंतर्गत आते हैं , जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं0 114/ 2004 
सीमाशुल्क तारीख 21 दिसम्बर, 2004, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में 
सा0का0नि0 823 ( अ) तारीख 21 दिसम्बर, 2004 के द्वारा प्रकाशित की गई थी , के तहत प्रतिपाटन शुल्क 
अधिरोपित किया था , के आयात के मामले में अधिसूचना सं0 15 / 34 /08 - डीजीएडी, तारीख 6 जुलाई, 2009, जो 
भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग I, खंड 1 में तारीख 7 जुलाई, 2009, के द्वारा प्रकाशित की गई थी , सीमाशुल्क 
टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 9क की उपधारा ( 5) तथा सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की 
पहचान , उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण ) नियम , 1995 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा 
आरंभ की है और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5 ) के तहत, समीक्षा के सम्पन्न होने तक 
प्रतिपाटन शुल्क को इसके समाप्ति की तारीख से 20 जून, 2010 तक बढ़ाने की सिफारिश की है ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5 ) 
उक्त नियमों के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग) की अधिसूचना सं0 114/ 2004 - सीमाशुल्क तारीख 21 दिसम्बर , 2004, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, 
भाग II , खंड 3, उपखंड ( i) में सा0का0नि0 823 ( अ) तारीख 21 दिसम्बर, 2004 के द्वारा प्रकाशित हुई थी में 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात : 


.........-........... 


. 


उक्तं अधिसूचना में , अनुच्छेद संख्या 2 के उपरांत , निम्नलिखित अनुच्छेद जोडा जायेगा , अर्थातः 


......................."..-----..----...--.. 


- - - 


..... - . 


.. . 


.- . - . - 


. -- - .. 


-...-.-.......... 


. 


" 3. यह अधिसूचना, जब तक कि अधिसूचना को पहले विखंडित न किया जाये, 20 जून, 2010 जिसमें यह 
तारीख भी सम्मिलित है, तक प्रभावी रहेगी " । 

[ फा . सं. 354 /133 /98 -टीआरयू ( पार्ट II ) ] 

..... .. .. प्रशांत कुमार , अवर सचिव 
टिप्पण : - मूल अधिसूचना 114 / 2004- सीमाशुल्क तारीख 21 दिसम्बर, 2004 , भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , 
खंड 3, उपखंड (i), सा0का0नि0 823 ( अ) तारीख 21 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 

* : *** - - . - - . -- -. 
. . NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd December , 2009 

_____ No. 129 /2009 -Customs 
G .S.R . 855(E ). - Whereas, the designated authority vide notification No. 15 / 34 /08 - DGAD , 
dated the 6th July, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 
7th July , 2009, has initiated review in terms of sub -section (5) of Section 9A of the Customs Tariff 
Act, 1975 (51 of 1975 ) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff ( Identification , Assessment 
and Collection of Anti- dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 
1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on 
imports of Acrylic Fibre , falling under heading 550130 and 550330 of the First Schedule to the 
Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) , originating in, or exported from, the Japan imposed 
vide notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No . 114/ 2004 - CUSTOMS , dated the 21 December , 2004 , published in the Gazette of 
India, Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i) vide number G. S. R. 823 ( E), dated the 21st 
December , 2004 , and has requested for extension of anti-dumping duty upto 20th June, 2010 , in 
terms of sub - section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act; 


+ 


- 


[ भाग -- खण्ड 3( ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण . . . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections (1) and (5) of section 9A 
of the Customs Tariff Act, 1975 and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government 
hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India , in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 114 /2004-CUSTOMS, dated the 215 December , 
2004, published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3, Sub-section (i) vide number 
G .S .R .823 ( E ), dated the 218 December, 2004, namely: - 


In the said notification , after paragraph two , the following paragraph shall be added , namely : - 


" 3. This notification shall remain in force up to and inclusive of the 20th June, 2010 , unless 
revoked earlier ". 

....... . . . . [ r. No . 354/ 133/98-TRU ( Pt. II )] 

PRASHANT KUMAR, Under Secy. . . 
Note : The Principal notification No .114 /2004 -CUSTOMS, dated the 21st December , 2004 , was 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section (i) vide number G .S.R . 
823 ( E), dated the 21 * December, 2004. 


. 


. 


. 


__ अधिसूचना 
_ नई दिल्ली , 2 दिसम्बर, 2009 

. सं. 43 /2009 - सेवा कर 
सा. का .नि. 856 ( अ): - चूंकि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि वित्त अधिनियम, 1994 
(1994 का 32 ) की धारा 66 (जिसे इसके बाद वित्त अधिनियम कहा गया है ) के अंतर्गत सेवा 
प्राप्तकर्ता के लिए या उसकी ओर से सेवा प्रदाता द्वारा एल्कोहल युक्त पेय के विनिर्माण या 
प्रसंस्करण के दौरान किसी व्यक्ति (जिसे इसके बाद सेवा प्रदाता कहा गया है) या किसी अन्य 
व्यक्ति (जिसे इसके बाद सेवा प्राप्तकर्ता कहा गया है ) द्वारा वित्त अधिनियम की धारा 65 के 
खंड 105 के उपखंड ( जेड जेड बी) में विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवा, नामश: व्यवसाय सहायक 
सेवाओं पर सेवा कर की वसूली के बारे में सामान्यत : एक प्रथा प्रचलित थी, और यह कि ऐसी 
सेवाओं के कर योग्य सेवा होने के कारण वे 1 सितम्बर , 2009 से वित्त अधिनियम की धारा 65 
के खंड 105 के उपखंड ( जेड जेड बी ) के अंतर्गत सेवाकर के योग्य थी, जिसे कथित प्रथा के 
कारण 1 सितम्बर , 2009 से 22 सितम्बर, 2009 की अवधि की समाप्ति के दौरान नहीं वसूला 
जा रहा था ; 


___ अत : अब वित्त अधिनियम की धारा 83 के साथ पठनीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 11 सी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्र सरकार यह निदेश देती है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान सेवा प्राप्तकर्ता के लिए या उसकी 
ओर से सेवा प्रदाता द्वारा एल्कोहल युक्त पेय के विनिर्माण या प्रसंस्करण के दौरान , कथित कर 
योग्य सेवा, नामश: व्यवसाय सहायक सेवा पर देय सेवा कर को अदा करने की जरुरत नहीं 
होगी । 

. . [ फा . सं. 332 /17/ 2009 -टीआरयू ] 

- प्रशांत कुमार , अवर सचिव 


.. . .. ... . . . .. .... . . - - . 


- - -- 


10 


PART 11Sec . 3 (i 


MULL 


AN 


. 


- 


- 


. . - 


. . 


. 


. 


.. . 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd December , 2009 

No. 43/2009- Service Tax 


G .S.R . 856 (E).- Whereas the Central Government is satisfied that a practice was 
generally prevalent regarding levy of service tax ( including non -levy thereof ), under section 
66 of the Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ) (hereinafter referred to as the Finance Act), on 
taxable service namely business auxiliary services specified in sub - clause (zzb ) of clause 
105 of section 65 of the Finance Act provided by a person ( hereinafter called the “ service 
provider”) to any other person ( hereinafter called the “ service receiver ) during the course of 
manufacture or processing of alcoholic beverages by the service provider, for or on behalf of 
the service receiver , and that such services being a taxable service were liable to service tax 
under the said sub - clause ( zzb ) of clause 105 of section 65 of the Finance Act with effect 
from 1 st day of September 2009 ,which was not being levied according to the said practice 
during the period commencing from the 1 st day of September, 2009 and ending with the 22nd 
day of September, 2009 ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 11 C of the Central 
Excise Act , 1944 (1 of 1944 ), read with section 83 of the Finance Act, the Central 
government hereby directs that the service tax payable on the said taxable service , namely 
business auxiliary service provided by the service provider to the service receiver, during 
the course of manufacture or processing of alcoholic beverages by the service provider, for or 
on behalf of the service receiver, which was not being levied in accordance with the said 
practice, shall not be required to be paid in respect of such business auxiliary service 
provided during the aforesaid period . 

[F. No. 332/17/2009- TRU ] 
. . . 

PRASHANT KUMAR , Under Secy . 


. . 


- . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


